निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 पौष 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 28 ) पटना , वृहस्पतिवार , 20 जनवरी 2022 

पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


T 


अधिसूचना 

10 दिसम्बर 2021 
सं ० पर्या / वन -07 / 2007 / 975 ( ई ० ) —प.व.ज.प . , बिहार राज्य जैव विविधिता नियमावली , 2017 के नियम -11 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत श्री के 0 गणेश कुमार , भा ० व 0 से 0 , वन संरक्षक , अनुश्रवण एवं मूल्यांकन , बिहार , पटना को 
अपने कार्यों के अतिरिक्ति अगले आदेश तक बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के सचिव के पद पर अतिरिक्ति प्रभार में 
भी रहेंगे । 

2. विभागीय अधिसूचना संख्या -1658 ( ई 0 ) दिनांक 26.11.2019 को विलोपित किया जाता है । 
3. प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री , बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

पूनम कुमारी , 
सरकार के उप - सचिव । 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 28-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


